. . . NAML 


रोजस्ट्रो 


. 


. ( . एल . )-12 


1RI 


DNo . D . ID. NUM 


- 


. 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II -सड 3 - उप- खण्ड ( il ) 
ART II - Section 3 - Sub- section ( HI ) 


प्राधिकार से प्रकासित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - ..-..- = - = = - 


-= - . . - 


= 


- = 


- - - 


- 


- - - --- -- - - -- : - - -- -- 


- -- -- - - - - -- - - - - - . 


t . 10] 
No . 10] 


नई दिल्ली, शुक्रबार, मार्च 6, 1987/ फाल्गुन 15, 1908 
NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 6, 1987/ PHALGUNA 15 , 1908 


_ 


- - -- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- -- - 


- 


- 


- - -- . .. 


__ - - - = = - - - - - 


- - ....... 


- - - . 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या रो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 


- - -- - - - - - - - 


Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

separato compilation 

. .. . . -- - - - - - -- ----- - - - - - - -- - -- ---- - - -- - --- - - : 
भारत निर्वाचन आयोग 

प्रतः, अब निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक ( प्रारक्षण और 
नई दिल्ली, 4 मार्च, 1987 

आमंटन ) आदेश 1968 के पैरा 17 के उप -पैरा ( 1 ) के खण्ड 

( ख ) और ( घ ) तथा उप -परा ( 2 ) के अनुसरण में भारत 
अधिसूचना 

के राजपत्र , असाधारण भाग II , खण्ड 3 ( iii ) , दिनांक 
पा , म . 17 ( अ ) : - - भारत निर्वाचन आयोग का यह 16 नवम्बर, 1984 में प्रकाशित और समय - समय पर यथा 
समाधान हो गया है कि निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और संशोधित अपनी अधिसूचना सं . 56/ 8 4- 1 दिनांक 13नवम्बर, 

आबंटन ) आदेश, 1968 के पैरा 3 तथा 6 के अनुसार 1984 में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात : - - 
मिजोरम राज्य से विधान सभा के लिए फरवरी, 1987 में 
हए साधारण निर्वाचन में प्राप्त किए गए अपने मतों के 

( 1 ) उक्त अधिसूचना की सारणी 2 में , मिजोरम राज्य 
परिणामस्वरूप मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम राज्य में एक 

के सामने , सारणी के स्तम्भ 2 और 3 के अधीन 
राज्यीय दल के रूप में पंजीकरण तथा मान्यता प्राप्त करने 

" पीपुल्स कांफ्रेंस · · तराज़ " प्रविष्टि के स्थान पर : - -- 
के लिए हकदार है ; 

" 1. मिज़ो नेशनल फ्रंट . . . . . पीता 
और आयोग ने मिजो नेशनल फंट को मिजोरम राज्य 
में एक राज्यीय दल के रूप में मान्यता देने और राज्य में उक्त 

2. पीपुल्स कांफ्रेंस . . . . तराजू " 
दल के लिए " चीता " निर्वाचन- प्रतीक प्रारक्षित करने का निर्णय 
लिया है, 

प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी । 


1728 GI/ 86 


(1 ) 


- 


- - - -- - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II - SEC. 3(iii )] 

- - - - --- -- - - --- ---- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - .: . 
उक्त अधिसूचना की सारणी 4 में , स्तम्भ 1 में And whereas the Com :nission has decided to re 

cognise the Mizo National Front as a State Party id 
उल्लिखित मद सं . 30 मिजोरम के सामने , 

the State of Mizoram and reserve the Symbol " Tiger " 
उसके स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्रविष्टि "17. चीता " for the said party in that State , 
को हटा दिया जाएगा और विद्यमान प्रविष्टि "18 " 
को पुनः संख्यांकित करके “17 " कर दिया जाएगा । 

Now, therefore , in pursuance of clause ( b ) and ( d ) 
of sub - paragraph ( 1 ) and sub - paragraph ( 2 ) of para 

graph 17 of the Election Synubols (Reservation and 
उपर्युक्त राजनैतिक दल का प्रदत्त मान्यता निम्नलिखित 

Allotment ) Order, 1965, the Lection Commission 
शों के अध्यधीन है : - - 

hereby makes the following umrlneots in its notili 

cation No . 56184 - 1 , dated the 13th November , 1984, 
( 1 ) दल , बिना देरी किए निर्वाचन आयोग को अपने published in the Gazette of India . Extraordinary , 

Part II , Section 3( iii ), dated the 
नाम , मुख्यालय, पदाधिकारी, पदाधिकारियों के पते 

16th November , 

1984, as amended from time to time, namely : 
और राजनैतिक सिद्धांतों , नीतियों , लक्ष्यों ओर 
उद्देश्यों में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा किसी 

( 1 ) In Table 2 of the said notification , against 
अन्य महत्वपूर्ण -मामले में किसी प्रकार के परिवर्तन 

the Statc of Mician , ur.der columns 2 and 

3 of the Table , for the ertry " people s con 
के बारे में मूचित करेगा ; 

ference .. . . .. Scales ", the following entries 

shall be substituted : 
( 2 ) दल , जब कभी दल के विधान में किसी प्रकार 
का परिवर्तन करता है तो उसकी सूचना - सुसंगत 

" J. Mizo National Front . ...... Tiger 
दस्तावेजों जैसे संसाधनों पर विचारार्थ बैठक की 

2. People s Conterence . . . . Scales ". 
सूचना , बैठक के लिए कार्यसूची , उस बैठक का 
कार्यवृत्त जिसमें संशोधन किए गए , प्रादि के साथ 

( 2 ) In Table 4 of the said notification, against 
तत्काल निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा ; 

item No. 30 Mizoram mentioned in Column 

1 thereof the entry “ 17 . Tiger " specified in 
( 3 ) दल मभो अभिलेखों जैसे कार्यवृत्त पुस्तकों, लेखा 

column 2 thercot shall be deleted and the 

cxisting entry " 18 " shall be renumbered as 
बहियां , सदस्यता रजिस्टरों, रसीद बहियां प्रादि का 

“ 17 " . 
समुचित रूप से रख -रखाव करेगा ; 

The recognition granted to the above mentioned 
( 4 ) निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उक्त 

political party is subject to the following condi 

tions : 
अभिलेखों का किसी भी समय निरीक्षण किया जा 
सकेगा ; और 

(i) The party shall cowniunicate to the Com 

misssion without delay any change in its 

name and head office , Olice bearers sind 
( 5 ) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई मान्यता का समय 

their addresses and portical principles, poli 
समय पर पुनरावलोकन किया जाएगा । 

cics and objectives and any change in any 
other material naiters ; 


[संख्या 56/ 84- 31 ] 

आदेश से , 
आर . पी . भल्ला , सचिव 


( ii ) The party shall intimate the Commission im 

mediately whenever any amendments are 
issued to party consriiulion along with the 
relevant documents like the notice for the 
meeting minutos of the meeting where the 
amendments have been carried etc; 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


(iii) The party hall maintain al; the records like 

minutes books, accounts books, menibership 
register, receipt books, etc . properly ; 


New Delhi, the 4th March , 1987 


NOTIFICATION 


( iv) The said records shall be open for inspection 

at any time by the authorised representa 

tive (s ) of the Coinmision ; and 
(v ) The recognition granted shall be reviewed by 

the Commission from time to time. 


0 . N . 17 ( E ) . — Whereas the Election Commission 
of India is satisfied that its a rc »ult of its poll perfor 
mance at the general election to the Legislative As 
sembly held in Feb. 1987, in the State of Mizoram, 
the Mizo National Front is entitled for registration 
and recognition as a State Party in the State of Mizo 
ram in terms of paragraph 3 and 6 of the Election 
Symbols ( Reservation and Aliment ) (Order , 1968 ; 


[ No . 56/ 84- XXXI] 

By order, 
R. P. BHALLA, Secy . 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1987 


